सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 फाल्गुन , 1943 ( श ० ) 


संख्या 


118 राँची , बुधवार , 


23 फरवरी , 2022 ( ई ० ) 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


अधिसूचना 
10 फरवरी , 2022 

, 


...... 


2 


संख्या -02 / स्था -09 / 2014 ........ ...-- सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 में निहित प्रावधानों 
के तहत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , झारखंड , रांची के मुख्यालय हेतु प्रथम अपीलीय 
पदाधिकारी के रूप में श्री असीम किसपोट्टा , उप सचिव को अगले आदेश तक नामित किया जाता है । 
2 . 

एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


3 . 


4 . 


कुमुद सहाय , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 118 -- 50 


